PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ MARCH 1, 1983 (PHGN . 10 , 1904 SAKA ) 


529 


- 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


. 


दिनांक 18 जनवरी , 1983 
क्रमांक 3- ज़ (II ) -83/2066-पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
प्रपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती धाला. देवी , विधवा श्री . मुला राम , गांव डाणी फोगाट , तहसील दादरी, जिला 
भिवानो, को रजी , 1971 से खरोक , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रवी, .1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

ऋ ia 1969- ज- ( II )-2,267C.-- श्री शिव लाल ,पुत्र श्री राम चन्द्र , गांव अटेली , तहसील नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़, 
की दिनांक 29 मई , 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम रूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 
( जैसा. कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राजे तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1ए ) 
तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शिव लाल को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो 
उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7689 -जे. एन . ( III ) -66/15 429, दिनांक 29 जून , 1966, अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - आर- III - 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 - जे ( I ) -79/44040, 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमति शान्ती देवी के नाम खरीफ , 1981 से 
300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1964 -ज ( II ) -82/2074.-- श्री चुनी लाल , पुत्र श्री श्यो राम , गांव बाढड़ा, तहसील दादरी, जिला भिवानी , की . 
दिनांक 7 अगस्त , 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल ,पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए.) तथा . 3 ( 1 ए) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चुनी लाल को मुब्लिंग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/ हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 15732-जे. एन . ( III ) -66/18003, दिनांक 18 अगस्त , 1966, क्रमांक 5041-प्रार- III - 70/29505, 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- ( I ) -79/44040, दिनांक 30 प्रातूबर, 1979 द्वारा मन्जूर 
की गई थो , अव “ सकी विधवा श्रीमती घोघड़ी के नाम रबी , 1978 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से . नद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


. 


. 


. 


क्रमांक 1986 - ज(II )-82/ 2078.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) (1 ए ) तया 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुधन राम, पुत्र श्री बुटिया राम , गांव तिगडाना , तहसील व जिला भिवानी , 
को खरीफ , 1985 से रवी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक , खरीफ , 1970 - से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा 
रबी, 1980 से 300 रपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1913- ज(II )-82/2082 .-- श्री पौरभू सिंह, पुन श्री रुड़ा राम , गांव मुसेपुर , तहसील रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़, की दिनांक 2 दिसम्बर, 1979 ,. को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 

कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया 
.है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पीरभु सिंह 

को मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 268 -र-III - 89/ 8 484, 
दिनांक 21 • अप्रैल , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- आर- III - 70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर 

की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती दडकी के नाम खरीफ़ , 1980 से •350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1863 - ज ( II ) -82/2086.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया हैं और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( i) तथा ( 1 ) के अनुसार सपि गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती पन मेश्वरी , विधवा श्री हरद्वारी लाल , गांव भांगवी, तहसील 
दादरी , जिला भिवानी , को खरीफ, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये 
बार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


